रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 10 , 2015 / आषाढ़ 19 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 10, 2015 /ASADHA 19 , 1937 


सं . 1460 ] 
No. 1460 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015 


का . आ . 1852( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप - धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 2897( अ ), तारीख 13 नवंबर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के 280 + 300 कि . मी . से 375 + 740 कि . मी . (होसपेट - बल्लारी 
आन्ध्र प्रदेश / कर्नाटक सीमा सेक्शन) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के 
लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन 12.12.2014 को विजयवाणी 
और डेक्कन हेराल्ड दोनों में प्रकाशित किया गया था । 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


3039 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 


कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के 280 + 300 कि . मी . से 375 + 740 कि . मी . तक (होसपेट - बल्लारी 
कर्नाटक आन्ध्रप्रदेश बार्डर सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का 

संक्षिप्त विवरण | 


जिले का | तालुक का । 


गाँव का । 
नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
| ( वर्ग मी . 


हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


नाम 


नाम 


78 


23 
बल्लारी बल्लारी - कोल्लेगालु 


723/ A 


निजी 


शुष्क 


162 


(1) पी . बी. गजेंद्रगड पुत्र बसप्प गजेंद्रगड 
(2 ) के . शंशुल हक् खान पुत्र के. फैजुल्ला 
खान 


725 


सरकार 


স্থা 


। 


4532 


अरण्य सचिवालय 


726 


निजी 


शुष्क 


4249 


| (1) के . सद्रु खान पुत्र दि . महबूब खान 
| 2) के. खासिम खान पुत्र दि . महबूब खान 


724 


सरकार 


शुष्क 


2185 


सरकारी नाल / रास्ता 


728 


निजी 


शुष्क 


___ 300 


(1) के. सद्रु खान पुत्र दि . महबूब खान 
| (2) के. खासिम खान पुत्र दि . महबूब खान 


729 


निजी 


शुष्क 


650 


चरेडमल नहर पुत्र घासिराम नहर 


732 


निजी 


शुष्क 


5989 


| टी . रंजितमल पुत्र दि. धनमल बेल्लारी 


733/ A 


निजी 


शुष्क 


1133 


( 1) पी. वी . राजगोपाल पुत्र वी. नागप्प 
( 2 ) के. पृथ्विराज पुत्र के. भास्कर राजु 
(3) एस्. श्रीनिवास राजु पुत्र 
एस. बलराम राज 
( 4) अजिंनम्म पत्नी दि . यल्लप्प 


903 


निजी / सरकारी 


হাফ 


4457 


(1) राजीव रंजन सिंग पुत्र पुष्कल सिंग 
( 2) एस् . एफ् . रास्ता 


902 


निजी 


शुष्क 


3355 


| राजीव रंजन सिंह पुत्र पुष्कल सिंह 
| 


894/ A1 


निजी 


হাজ্জ 


4095 


जी . नागराज पुत्र जी. जडेशप्प 


894/ A2 


निजी 


शुष्क 


2960 


जी . जगदीश पुत्र जी . जडेशप्प 


894 / A3 


निजी 


शुष्क 


485 


जी . वेंकटेश पुत्र जी . जडेशप्प 


894 / B 


निजी 


गैरकृषी 


| 12060 


राजीव रंजन सिंह पुत्र पुष्कल सिंह 


895 


निजी 


शुष्क 


3450 


राकेश कुमार सिंह पुत्र हरीश चंद्र सिंह 


891 / A1 


निजी 


शुष्क 


566 


वी . हनुमंतराय पुत्र बंदे हनुमण्ण 


891/ A2 


निजी 


शुष्क 


2145 


अजिंनप्प पुत्र दि . बंदे हनुमण्ण 


891/ A3 


निजी 


शुष्क 


3000 


अजिंनप्प पुत्र दि . बंदे हनुमण्ण 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


891 / A4 


निजी 


शुष्क 


5820 


| वी. तिम्मप्प पुत्र दि. बंदे हनुमण्ण 


891 / B 


निजी / सरकारी 


शुष्क 


10740 


(1) राकेश कुमार सिंह पुत्र हरीश चंद्र सिंह 
( 2) रास्ता 


890 


निजी 


शुष्क 


__ 7381 


अशोक कुमार सिंह पुत्र श्रीराम जनम् सिंह 


887/1A 


निजी / सरकारी 


| 


122 


122 


( 1) डी. नागराज पुत्र डी . नागय्या 
(2 ) रास्ता 


889 


निजी / सरकारी 


शुष्क 


6840 


(1 ) अशोक कुमार सिंह पुत्र श्रीरम जनम् 
सिंह 
(2 ) रास्ता 


888 । निजी / सरकारी 


शुष्क 


4249 


(1) डी . शैलजा पुत्री ए. राधाकृष्ण 
( 2) रास्ता 
3) टी . विजय भास्कर रड्डी पुत्र दि . टी . 
रामकृष्ण रड्डी 
(4) जी . वेणुगोपाल रड्डि पुत्र जी . शिवरड्डी 


योग 


90925 


[ फा . सं. भाराराप्रा / एलए / पीआईयू - होस्पेट / कर्नाटक 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July, 2015 
S . O . 1852 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S .O . 2897 (E ) dated 13th November, 2014 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub -section ( 1 ) of Section 3A of the 
National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
building (widening /four laning , etc .) maintenance , management and operation of National Highway No .-63 
on the stretch of land from Km . 280 + 300 to Km . 375 + 740 (Hospet -Bellary - A . P /Karnataka Border Section ) in 
District Bellary in the State of Karnataka; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Vijayavani” and “ Deccan 
Herald ” both dated 12 - 12 -2014 ; under sub - section ( 3 ) of Section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1) of Section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

____ And further, in pursuance of sub- section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumberances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
from Km . 280 + 300 to Km . 375 + 740 (Hospet-Bellary -Karnataka/ A . P Border Section ) on the National 

Highway No.-63 in the State of Karnataka. 


Si. 


Type of land 


Name of the Land owner 


Name of 

the 
district 


Name of 
the taluk 


Survey 
Number 


Name of 

the 
village 


No. 


Nature 
of land 


Area in 
Square 
Metres 


8 


3 
Bellary 


Bellary 


Kollegalu | 723 /A 


Private 


Dry 


162 


4532 


725 
726 


Govt. 
Private 


| Dry 

Dry 


4249 


724 


| 2185 


Govt. 
Private 


Dry 
Dry 


728 


300 


729 


Private 


Dry 


650 


732 


Private 


Dry 
Dry 


5989 
1133 


733 / A 


Private 


903 


Private /Govt. 


4457 


902 


Private 


894 /A1 


Private 


894 / A2 


Private 


3355 
4095 
2960 
485 
| 12060 


894 / A3 


Private 


1) P . B Gajendragad S /o Basappa Gajendragad 

2 ) K . Shamshul Huq Khan S /o K . Faizulla Khan 
| Department of Forest 

1 ) K . Sadru Khan S /o Late Mahaboob Khan 
2 ) K . Khasim Khan S/o Late Mahaboob Khan 
Government Nala & Road 
| 1 ) K . Sadru Khan S /o Late Mahaboob Khan 

2 ) K . Khasim Khan S /o Late Mahaboob Khan 
Charedemal Nahar S /o Ghasiram Nahar 
T. Ranjithmal S /o Late Dhanmal Bellary 
1) P . V Rajagopal Slo V . Nagappa 
2 ) K . Prithviraj S / o K . Bhaskar Raju 
3 ) S . Srinivas Raju S /o S Balaram Raju 
4 ) Anjinamma W /o Late Yellappa 
1) Rajiv Ranjan Singh S /o Pushkal Singh 
2 ) S . F Road 
Rajiv Ranjan Singh S /o Pushkal Singh 
G . Nagaraj S/o G . Jadeshappa 

G Jagadeesh S/o G . Jagadeshappa 
| G . Venkatesh S /o G . Jagadeshappa 
| Rajiv Ranjan Singh S /o Pushkal Singh 
Rakesh Kumar Singh S /o Harish Chandra Singh 
V . Hanumantharaya S /o Bande Hanumanna 
Anjinappa S/o Late Bande Hanumanna 
Anjinappa S/o Late Bande Hanumanna 
V . Thimmappa S /o Bande Hanumanna 
1) Rakesh Kumar Singh S /o Harishchandra Singh 

2 ) Road 
| Ashok Kumar Singh S /o Sriram Janam Singh 

1) D . Nagaraj S/o D .Nagaiah 

2 ) Road 
| 1)Ashok Kumar Singh S /o Sriram Janam Singh 

2 ) Road 
1) D Shailaja D /o M Radhakrishana 
2 ) Road 
3 ) T. Vijay Bhaskar Reddy S /o Late T . 
Ramakrishna Reddy 
4 ) G . Venugopal Reddy 
Slo G . Shiva Reddy 


894 / B 


Private 
Private 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
NA 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


895 


3450 


| 891/A1 


Private 


| 891 / A2 


Private 


891/ A3 


566 
2145 
3000 
5820 
10740 


Private 

Private 
Private /Govt. 


891/ A4 
891/ B 


7381 


890 
887/ 1A 


Private 
Private/Govt. 


Dry 
Dry 


122 


889 


Private/Govt. 


Dry 


6840 


888 


Private/Govt. 


Dry 


4249 


TOTAL 


90925 


[ F. No. NHAI/ LA/ PIU- Hospet / Karnataka ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


